निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1063 ) पटना, शुक्रवार , 13 सितम्बर 2019 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


शुद्धि पत्र 

9 सितम्बर 2019 
सं० कारा / स्था०( अधी०)01 - 15 / 2015 - 7833 — विभागीय अधिसूचना संख्या - 7821 दिनांक 09.09. 2019 में 
अंकित संचिका संख्या - " कारा / नि0को0 ( अधी० ) 01 - 03 / 2017 " के स्थान पर " कारा / स्था० ( अधी ) 01 - 15 / 2015 " 
एवं कंडिका 01 में अंकित तालिका के स्तम्भ - 3 में अंकित "डालटेनगंज ( झारखण्ड) " के स्थान पर "पलामू ( झारखण्ड) " 
पढ़ा जाए । 

शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी । 


आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्रशासन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1063 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


